रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 /99 


भारतको 

राजपत्र 


The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल.- अ .- 26092020-222024 

CG - DL - E - 26092020-222024 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3—Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2963 ] 
No.2963 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 25 , 2020 / आश्विन 3 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 25 , 2020 / ASVINA 3 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020 


का.आ. 3315 ( अ ).— केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4230 ( अ) . तारीख 20.11.2019 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा कर्नाटक राज्य के बल्लारी जिले में NH50 के 
कि.मी. 299 से कि.मी. 418.75 ( ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन ऑफिस नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया 
होस्पेट ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि ), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 29.12.2019 " 
को " Vijayavani " और " The Hindu " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 


दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


4530GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


कर्नाटक राज्य के बल्लारी जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी. 418.75 ( ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन 
ऑफिस नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित 

भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : कर्नाटक 


जिले का नाम : बल्लारी 


भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का 
संख्या 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : होसपेट 


गांव का नाम : दानापुर 


1 


1411 


निजी 


नॉन 
|| एग्रीकल्चर 


10.1111 


डी भरतहि W / O साम्बशिवराओ गवर्मन्ट 
अनदिना 
( ४११ / स / २ ) 


2 


1411 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


10.0303 


गवर्मन्ट अनदिना 
( ४११/ अ / २ ) 


3 


1411 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


10.0808 


गवर्मन्ट बरियल ग्राउंड 
( ४११/१५) 


14 


1411 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


0.0909 


गवर्मन्ट अनदिना 
( ४११/ १ द ) 


5 


1411 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


10.0202 


गवर्मन्ट अनदिना 
( ४११ / अ १४) 


गांव का नाम : दानायकानेरे 


राधाकृष्ण सेट्टी अ बालाजी नाइक S /O 


16 


521/ 4 / B 


निजी 


ड्राई 


10.0849 


गोपाला नाइक 


( ५२१ / ४ / बी ) 


क म नागराजा S /O कोत्रा 


7 


565/10 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


0.0929 


( ५६५/१०) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


क म नागराजा S / O कोत्रा 


8 


628/6 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


10.1293 


( ६२८/६ ) 


गांव का नाम : हरुवनाहल्ली 


Khatha 


19 


निजी 


गत 


0.007237 


स विरुपन्ना S / O वीरशेट्टप्पा 
( क नो 611 ) 


INo.611 


गांव का नाम : तेला गुबालू 


10 


25 


निजी 


ड्राई 


10.1414 


शारदा हिरेमठ व शम्भूलिंगयह 
( 25 ) 


तालुक का नाम : कुंडलिग 


गांव का नाम : बनवीकल्लु 


1 


289 / B1 


निजी 


ड्राई 


ड्र 


10.0555 


बी ह जूनांगमूर्ति S / O लेट भद्रप्पा 
( २८ ९ / ०१ ) 


बी ह वीरभद्रप्पा S / O सन्ना हंपणा 


2 


289/ B2 


निजी 


ड्राई 


ड्र 


10.0101 


( २८ ९ / ०२ ) 


बेनहल्ली सिद्दम्मा W /O संनाप्पा टी 
रेचनना S / O रेणा 


3 


289/ C2 


निजी 


ड्राई 


ड्र 


10.0101 


( २८ ९ / स २ ) 


14 


289 / C3 


निजी 


ड्र 


ड्राई 


10.0101 


बी ह तत्वमूर्ति S / O सिद्दलिंगयह कम्मा 
रेड्डी नगर रेड्डी S/O वेंकटप्पा 
( २८ ९ / स / ३ ) 


5 


290 / C 


निजी 


ड्राई 


10.0202 


बी ह तत्वमूर्ति S / O सिद्दलिंगयह कम्मा 
रेड्डी नगर रेड्डी S / O वेंकटप्पा 
( २ ९ ० / स ) 
ग याररईस्वामी 
( क नो 13 ) 


16 


Khatha No. 13 || निजी 


साइट 


10.01001 


गांव का नअम : होसहल्ली 


7 


Sy.No. 
582 / B2 , 
| Khatha No. 
225 


निजी 


साइट 


10.004182 


य नियाजुद्दीन 
( क नो २२५ ) 


8 


| Sy.No . 
582 / B2 , 
Khatha No. 
| 227 


निजी 


साइट 


10.004182 


अ व थिप्पेरुदराचरी 
क नो २२७ ) 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Sy.No. 


582/ B2, 


9 


निजी 


साइट 


10.004182 


सहायक मुहम्मद 
( क नो 229 ) 


Khatha No. 


1229 


| Sy.No.582/ B2, 
| Khatha No. निजी 


10 


साइट 


10.011141 


टी राजेंद्र 
( क नो 221 ) 


221 


गांव का नाम : इमादपुर 


| Khatha No. 


11 


निजी 


गत 


0.00552 


इरप्पा 
( क नो १३६ स ) 


136 / C 


Khatha 


सलमा बी 


12 


निजी 


गत 


0.009144 


INo.207 


( 207 ) 


गांव का नाम : कुंडलिगी 


13 


19 / B3B 


निजी 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


10.0283 


कलिंगेरी नारायणा मदर लेट कोल्लम्मा 
( १ ९ / बी / ३ / बी ) 


गांव का नाम : म.बी. इय्यानाहल्ली 


| 14 


191 


निजी 


ड्राई 


10.0505 


ह चिदानंदप्पा S / O हेग्गाप्पा 
( ९ १/ अ / १ ब ) 


कुल 


| 1.022198 


[ . . NHAI/PIU - CTA/HST - CTA/NH - 50/ 3A1 / 3D1 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th September, 2020 


S.O. 3315 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , S.0.4230 ( E) Dated : 20th November, 2019 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared 
its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
( widening / four -laning , etc. ) , maintenance , management and operation of NH50 on the stretch of land from 
Km . 299 to Km . 418.75 ( Office of Special Land Acquisition Office National Highways Authority of India 
Hospet ) in the district of BALLARI in the State of KARNATAKA ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " VIJAYAVANI” and 
" THE HINDU ” both dated 29.12.2019; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


[ ATT II — QUE ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH50 in the stretch 
of land from Km . 299 to Km . 418.75 (Office of Special Land Acquisition Office National Highways 

Authority of India Hospet) in the district of BALLARI in the State of KARNATAKA . 


State : KARNATAKA 


District : BALLARI 


Sr. 


Type of Land 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


No. 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


Taluk : Hosapete 


Village: Danapur 


1 


411 


Private 


Non 
Agriculture 


0.1111 


D BHARATHI W/O 
SAMBASHIVARAO , 
GOVERNMENT ANADEENA 
411 / C / 2 


2 


411 


Private 


Non 
Agriculture 


0.0303 


GOVERNMENT ANADEENA 
411 / A / 2 


3 


411 


Private 


Non 
Agriculture 


0.0808 


GOVERNMENT BURIAL GROUND 
411/15 


4 


411 


Private 


Non 
Agriculture 


0.0909 


GOVERNMENT ANADEENA 
411 / 1D 


5 


411 


Private 


Non 
Agriculture 


0.0202 


GOVERNMENT ANADEENA 
411 / A14 


Village : Danayakanakere 


6 


521 / 4 / B 


Private 


Dry 


0.0849 


RADHAKRISHNA SETTY , A 
BALAJI NAIK S / O GOPALA NAIK 
521 / 4/B 


Non 


7 


565/10 


Private 


0.0929 


KM NAGARAJA S /O KOTRAIAH 
565/10 


Agriculture 


8 


628/6 


Private 


Non 


0.1293 


KM NAGARAJA S /O KOTRAIAH 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Agriculture 


628/6 


Village: Taruvanahalli 


9 


Khatha No.611 


Private 


GT 


0.007237 


S VIRUPANNA S /O 
VEERASHETTAPPA 
K.NO. 611 


Village : Telagubalu 


10 


25 


Private 


Dry 


0.1414 


SHARADA HIREMATH W /O 
SHAMBHULINGAIAH 
25 


Taluk : Kudligi 


Village: Banavikallu 


1 


289 /B1 


Private 


Dry 


0.0555 


BH JUNANGAMURTHY S /O LATE 
BHADRAPPA 
289 / B1 


2 


289 /B2 


Private 


Dry 


0.0101 


BH VEERABHADRAPPA S /O 
SANNA HAMPANNA 
289 / B2 


3 


289 / C2 


Private 


Dry 


0.0101 


BENNEHALLI SHIDDAMMA W / O 
SANNAPPA , T.RECHANNA S / O 
ERANNA 
289 / C2 


4 


289 / C3 


Private 


Dry 


0.0101 


BH TATVAMURTHY S / O 
SIDDALINGAIAH , KAMMA 
REDDY NAGARA REDDY S /O 
VENKATAPPA 
289 / C /3 


5 


290 /C 


Private 


Dry 


0.0202 


BH TATVAMURTHY S / O 
SIDDALINGAIAH , KAMMA 
REDDY NAGARA REDDY S /O 
VENKATAPPA 
290 /C 


6 


Khatha No. 13 


Private 


Site 


0.01001 


G YARRISWAMY 
K.NO. 13 


Village : Hosahalli 


7 


Sy.No. 582 /B2, 
Khatha No. 225 


Private 


Site 


0.004182 


Y NIYAJUDDIN 
K.NO.225 


8 


Sy.No. 582/B2 , 
Khatha No. 227 


Private 


Site 


0.004182 


AV THIPPERUDRACHARI 
K.NO.227 


9 


Sy.No. 582/B2 , 
Khatha No. 229 


Private 


Site 


0.004182 


SHAIK MOHAMMED 
K.NO. 229 


10 


Sy.No.582 / B2 , 
Khatha No. 221 


Private 


Site 


0.011141 


T RAJENDRA 
K.NO. 221 


Village: Imadapura 


11 


Khatha No. 
136 / C 


Private 


GT 


0.00552 


ERAPPA 
K.NO.136 / C 


[ ATT II — QUE ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


12 


Khatha No.207 


Private 


GT 


0.009144 


SALMA BI 
K.NO.207 


Village: Kudligi 


13 


19 /B3B 


Private 


Non 
Agriculture 


0.0283 


KALINGERI NARAYANA MOTHER 
LATE KOTHLAMMA 
19 / B / 3 / B 


Village: M.B.Iyyanahalli 


14 


91 


Private 


Dry 


0.0505 


H CHIDANANDAPPA S /O 
HEGGAPPA 
91 / A / 1B 


TOTAL 


1.022198 


[ F , No. NHAI/ PIU - CTA/ HST - CTA/ NH - 50 / 3A1 / 3D1 ] 


RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


MANOJ KUMAR Digitally signed by MANOJ 
VERMA 


Date : 2020.09.26 16:19:14 
+05:30 


